रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


-:-. 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 20 , 2017 / कार्तिक 29 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 20 , 2017 /KARTIKA 29 , 1939 


सं . 3217] 
No. 3217] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 नवम्बर , 2017 


का. आ . 3671( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 2192 ( अ), तारीख 12 जुलाई , 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में 
प्रकाषित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेष राज्य के सुल्तानपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 36.000 कि . मी. से 
78 .000 कि . मी. ( टांडा - रायबरेली सेक्षन) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और 
प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा 
की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 26 जुलाई, 2017 को 
"हिन्दुस्तान " और " राहत टाइम्स " दोनों में प्रकाषित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 
अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


6794 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 232 के 36. 000 कि . मी . सें 78 .000 कि . मी . तक (टांडा – रायबरेली खंड ) के 
लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 

___ भूमि का क्षेत्रफल 
कम | जिला का तालुक | गांव का | सर्वेक्षण 
तालुक 

भूमि की 

भूमि के मालिक / संबंधित का 

का 
संख्या नाम का नाम 

संख्या 

प्रकृति वर्गमीटर | हेक्टेयर 
प्रकार 


नाम 


नाम 


3 


4 56 
सुल्तानपुर 1. जयसिंह 1. पीढ़ी | 497 | निजी 


1 


| 498 7 निजी । 


516 । निजी । 


517 | निजी । 


7 
कृषि । 68 0. 0068 रामधनी पुत्र नीमर नि0 ग्राम 

भीखूपुर, महेन्द्र प्रताप , राजेन्द्र 
प्रसाद पुत्रगण रामधनी नि . 

ग्राम भीखूपुर 
कृषि । 9 0 .0009 रामनाथ, सन्तराम पुत्रगण 

सूर्यपाल नि . ग्राम, गोकरन पुत्र 
राममुर्ति नि . ग्राम , बसन्त 
कुमार पुत्र सूर्यपाल नि . ग्राम , 
शिवसागर, रामअचर्य पुत्रगण 
रामउजागिर नि . ग्राम , 
कालीसहाय, अशोक कुमार 
पुत्रगण रामउजागिर नि . ग्राम , 
विजय कुमार पुत्र रामउजागिर 

नि . ग्राम 
कृषि 37 0 . 0037 | झपसू, बृजपाल पुत्रगण 

रामअनन्द नि . ग्राम भीखूपुर 
कृषि | 178 | 0 . 0178 | रामनाथ , सन्तराम पुत्रगण 

सूर्यपाल नि . ग्राम, गोकरन पुत्र 
राममुर्ति नि . ग्राम , बसन्त 
कुमार पुत्र सूर्यपाल नि . ग्राम , 
शिवसागर , रामअचर्य पुत्रगण 
रामउजागिर नि . ग्राम, 
कालीसहाय, अशोक कुमार 
पुत्रगण रामउजागिर नि. ग्राम , 
विजय कुमार पुत्र रामउजागिर 

नि .ग्राम 
कृषि । 166 | 0. 01661 शौकल अली पुत्र जब्बार खा 

नि . ग्राम भीखूपुर 
कृषि - 1230 . 0123 |मिठू पुत्र सतई नि . ग्राम 

भीखूपुर 
507 0 .0507 अशोक कुमार, अजीत कुमार 

पुत्रगण हौसिला नि . ग्राम 
230 0 .0230 फतेह बहादुर पुत्र रामदास नि . 

ग्राम 
242 0 .0242 जगन्नाथ, नन्दलाल पुत्रगण 

राम सुमेर नि. ग्राम , राजनल 
पुत्र शिवपूजन नि . ग्राम 

भीखूपुर 
0 .0041 श्रीमती अनारादेवी पत्नी 

रामजग नि . ग्राम 
कृषि 296 0.0296 रामजगत , बुधिराम पुत्रगण 

रामअंजोर नि . ग्राम भीखूपुर , 
मयाराम, उमेश पुत्रगण दयाराम 
नि . ग्राम भीखूपुर, मयाराम, 
उमेश सुतगण दयाराम नि .ग्राम 
भीखूपुर, मु . शनिचरा पत्नी स्व . 

दयाराम नि .ग्राम भीखूपुर 
कृषि । 287 0 .0287 | जुनाव खॉ पुत्र असरफ खाँ 

| नि . ग्राम भीखूपुर 


518 


निजी । 


521 | 

निजी 


524 


निजी 


525 


निजी 


कृषि 


230 


526 


निजी 


कृषि 


527 | 


निजी 


कृषि 


655 


निजी । 


649 | निजी । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


692 


695 


696 


कृषि 


647 | निजी । कृषि । 27 | 0. 0027 | अम्बिका प्रसाद पुत्र जयनरायन 

नि. ग्राम भीखूपुर, हौसिला 
प्रसाद पुत्र देवनरायन नि. ग्राम 
भीखूपुर , सुरेन्द्र प्रताप सिंह, 
रवीन्द्र प्रताप पुत्रगण 

रामकिशुन नि. ग्राम भीखूपुर 
545 | निजी | कृषि | 676 0 . 0676 | दुरपती पत्नी उदित नि . ग्राम 
637 सरकारी | नवीन परती । 329 0 . 0329 / राज्य सरकार 
638 | निजी कृषि 296 0 .0296 | शेरबहादुर , रामकेश, 

राममिलन पुत्रगण राम 
खेलावन नि . ग्राम, देवतादीन , 
पंचबहादुर पुत्रगण राम 

खेलावन नि . ग्राम 
639 | निजी । कृषि 57 0 . 0057 | ब्रम्हा पुत्र जगदेव नि . ग्राम 
547 | 

कृषि 

18 0 . 0018 | सन्तराम, भगवानदास, गंगाराम , 

जैसराज सुतगण रामलौट उर्फ 

लौटू नि. ग्राम पीढी 
635 | निजी कृषि 118 0 .0118 सन्तराम , भगवानदास , गंगाराम , 

रामकुमार, जैसराज सुतगण 

रामलौट उर्फ लौटू नि . ग्राम 
निजी 1280 | 0 .1280 जगदम्बा प्रसाद पुत्र राम 

दुलार नि . ग्राम 
693 | निजी 
निजी । कृषि । 967 0 . 0967 झपसू , बृजपाल पुत्रगण 

रामअनन्द नि . ग्राम भीखूपुर 
निजी । कृषि 

0 . 0009 झपसू, बृजपाल पुत्रगण 

रामअनन्द नि .ग्राम भीखूपुर 
निजी | कृषि 

| 0 . 0006 सलीम पुत्र इसमाइल नि . ग्राम 

भीखूपुर 
697 | निजी 

121 0 . 0121 शेरअली, मो . जाकिर, मो . 

रज्जब पुत्रगण विसमिल्ला नि . 
ग्राम भीखूपुर, मो . फकरूद्दीन 
पुत्र विसमिल्ला नि . ग्राम 
भीखूपुर , रजबुल्ला पुत्र 

विसमिल्ला नि.ग्राम भीखूपुर 
698 निजी । कृषि । 90 0. 0090 लालमोहम्मद पुत्र रहमतउल्ला 

नि . ग्राम भीखूपुर 
699 निजी 

69 0 . 0069 | मालिकदीन पुत्र रहमत उल्ला 

नि. ग्राम भीखूपुर 
निजी | कृषि । 99 0 . 0099 वासुदेव सिंह पुत्र कृष्णदेव 

सिंह नि. ग्राम भीखूपुर 
277 | निजी । 

2100 | 0 . 2100 रणविजय सिंह, दिग्विजय सिंह 

पुत्रगण जयकीरत सिंह नि . 
ग्राम सिसौड़ा, विद्यावती पत्नी 
स्व . जयकीरत सिंह नि .ग्राम 
सिसौड़ा, मनोजकुमार सिंह , 
अनिलकुमार सिंह पुत्रगण 
लालसाहब सिंह नि . ग्राम, गौरव 
सिंह पुत्र लालसाहब सिंह नि . 
ग्राम , श्रीमती कैलाशादेवी पत्नी 

स्व . लालसाहब सिंह नि . ग्राम । 
274 | निजी । कृषि । 750 | 0 . 0750 | रामआरतसिंह पुत्र, 

विजयबहादुर सिंह नि .ग्राम , 
हृदयप्रताप सिंह, जगदम्बा 
पुत्रगण रामकरन नि . ग्राम , 
जितेन्द्रकुमार , ज्ञानेन्द, प्रताप 
पुत्रगण रामकरन नि . ग्राम, 
श्रीमती फूलपती पत्नी 
कृष्णकुमार नि . ग्राम सिसौड़ा, 
खेलमती पत्नी काशीराम नि . 
ग्राम सिसौड़ा 


701 


हरिहरपुर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


7 416 | निजी । 


कृषि 


सुमेरपुर 


1200 | 0 .1200 काशीराम, बलराम , विक्रमाजीत 

पुत्रगण बसन्तप्रसाद नि . ग्राम 
महमूदपुर सेमरी, वासुदेव पुत्र 
बसन्तप्रसाद नि .ग्राम महमूदपुर 
सेमरी, मु. दुलरादेवी पत्नी स्व . 
बसन्तप्रसाद नि .ग्राम महमूदपुर 

सेमरी 
| 290 0 .0290 रामकृपाल, त्रियुगी, रामसेवक 

पुत्रगण रामलौट नि . ग्राम , 
रामप्रकाश , माताप्रसाद पुत्रगण 
रामसुख नि . ग्राम, देवीप्रसाद, 

मोनू पुत्रगण रामसुख नि .ग्राम 
10686 1. 0686 


282 | निजी 


कृषि 


नगईपुर 


कुल योग 


[ फा . सं. भाराराप्रा / 11013 / एल .ए. / 3( डी ) – नोटिफ / 2017 / प. का. इ. - रायबरेली ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव, 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th November, 2017 


S .O . 3671 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S . O . 2192 (E ) 12th July , 2017 published in Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3, Sub- section (ii) issued under sub -section (I) of section 3A of the National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to 
acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four 
lanning , etc .), maintenance , management and operation of National Highway No. 232 on the stretch of land 
from km . 36 . 000 to km . 78.000 ( Tanda - Raebareilly Section ) in the district of Sultanpur in the state of 
Uttar Pradesh; 


Any whereas the substance of the said notification has been published in “ Hindustan ” and “ Rahat 
Times” both dated 26 July , 2017 under sub -section (3 ) of section 3A of the said act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km . 36 .000 to 

Km . 78 .000 ( Tanda to Raebareilly Section ) of the National Highway No . 232 in the State of Uttar Pradesh 


Area in 


Serial 
Number 


Name of 

the 
District 


Name 
of the 
Taluk 


Name of Survey 
the Village | Number 


Type 

of 
Land 


Nature of 

Land 


Square 
Meters 


Name of the land 

owner / 
Interested Person 


Hectares 


2 


3 


4 


9 


Sultanpur 


1. Peedhi 


497 


Private 


Agriculture 


68 


0 .0068 


Singh 
pur 


498 


Private 


Agriculture 


0 . 0009 


516 


Private 


Agriculture 


37 


0.0037 


517 


Private 


Agriculture 


178 


0 .0178 


Ramdhani S /o Neemar 
R / o Vill Bheekhupur , 
Mahendra Pratap, 
Rajendra Prasad S /o 
Ramdhani R / o Vill 
Bheekhupur 
Ramnath , Santram S /o 
Suryapal R / o Vill, 
Gokaran S /o Ram 
Murti R /o Vill ., 
Basant Kumar S /o 
Suryapal R /o Vill., 
Shivsagar, 
Ramacharya S /o Ram 
Ujagir R / o Vill ., 
Kaalisahay, Ashok 
Kumar S / o Ram 
Ujagir R / o Vill , Vijay 
Kumar S /o Ram 
Ujagir R /o Vill. 
Jhapsu , Brajpal S / o 
Ramanand R /o Vill. 

Bheekhupur 
| Ramnath , Santram S /o 

Suryapal R /o Vill, 
Gokaran S /o Ram 
Murti R /o Vill., 
Basant Kumar S / o 
Suryapal R /o Vill ., 
Shivsagar, 
Ramacharya S /o Ram 
Ujagir R /o Vill., 
Kaalisahay, Ashok 
Kumar S / o Ram 
Ujagir R / o Vill, Vijay 
Kumar S /o Ram 
Ujagir R /o Vill . 
Shaukat Ali S /o Jabbar 
Khan R /o Vill . 
Bheekhupur 
Mitthu S /o Satai R /o 

Vill. Bheekhupur 
| Ashok Kumar, Ajit 
Kumar S /o Hausila 
R / o Vill. 
Fateh Bahadur Slo 
Ramdash R / o Vill. 


518 


Private 


Agriculture 


166 


0 .0166 


521 


Private 


Agriculture 


123 


0 .0123 


524 


| Private 


Agriculture 


507 


| 


0 .0507 


525 


Private 


Agriculture 


230 


0.0230 


526 


Private 


Agriculture 


242 


0 . 0242 


Jagannath , Nandlal 
S /o Ramsumer R / o 
Vill, Rajnal S /o 
Shivpujan R /o Vill . 
Bheekhupur 
Smt. Anara Devi W / o 
Ramjag R /o Vill. 


527 


| Private 


Agriculture 


0 .0041 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


655 


Private 


Agriculture 


296 


0 .0296 


649 


Private 


Agriculture 


| Ramjagat, Budhiram 

S / o Ramanjor R /o 
Vill. Bheekhupur , 
Mayaram , Umesh S / o 
Dayaram R /o Vill. 
Bheekhupur , 
Mayaram , Umesh S /o 
Dayaram R /o Vill . 
Bheekhupur, Mu. 
Shanichara W /o Late 
Dayaram R /o Vill. 
Bheekhupur 
Junav Khan S /o Asraf 
Khan R /o Vill. 
Bheekhupur 
Ambika Prasad S /o 
Jaynarain R /o Vill. 
Bheekhupur , Hausila 
Prasad S /o Devnarain 
R / o Vill. Bheekhupur , 
Surendra Pratap 
Singh , Ravindra 
Pratap S /o Ramkishun 
R /o Vill. Bheekhupur 


287 


| 0 .0287 


647 


| Private 


Agriculture 


| 


27 


| 


0 . 0027 


545 


| Private 


Agriculture 


676 


0.0676 


637 


Govt. 


329 


0 . 0329 


Naveen Parti 
Agriculture 


638 


Private 


296 


0 .0296 


639 


Private 


Agriculture 


57 


0.0057 


Durpati W /o Udit R /o 
Vill. 
State Govt. 
Sherbahadur, 
Ramkesh , Ram Milan 
S /o Ram Khelawan 
R /o Vill , Devtadeen , 
Panchbahadur Slo 
Ramkhelawan R /o 
Vill. 
Bramha S /o Jagdev 
R /o Vill . 
Santram , Bhagwandas , 
Gangaram , Jaisraj Slo 
Ramlaut Urf Lautu 
R / o Vill. Peedhi 
Santram , Bhagwandas, 
Gangaram , 
Ramkumar, Jaisraj Slo 
Ramlaut Urf Lautu 
R /o Vill. Peedhi 


547 


Private 


Agriculture 


18 


0 .0018 


635 


Private 


Agriculture 


118 


0 .0118 


692 


Private 


Agriculture 


1280 


0 . 1280 


Jagdamba Prasad S / o 
Ramdular R /o Vill . 


693 


| Private 


Agriculture 


967 


0 . 0967 


695 


Private 


Agriculture 


0 . 0009 


Jhapsu , Brajpal S /o 
Ramanand R /o Vill . 
Bheekhupur 
Jhapsu , Brajpal S /o 
Ramanand R /o Vill . 
Bheekhupur 
Saleem S / o Ismail R /o 
Vill. Bheekhupur 


696 


| Private 


Agriculture 


0 . 0006 


697 


| Private 


Agriculture 


121 


0 .0121 


Sherali , Md. Jaakir , 
Md. Rajjab S / o 
Vismilla R /o Vill . 
Bheekhupur ,Md. 
Fakruddin Slo 
Vismilla R /o Vill. 
Bheekhupur , Rajbulla 
S /o Vismilla R /o Vill. 
Bheekhpur 


[ 971 II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


698 


Private 


Agriculture 


0 . 0090 


699 


Private 


Agriculture 


69 


0 .0069 


Lalmohammad S /o 
Rahmatulla R /o Vill. 
Bheekhupur 
Maalikdeen Slo 
Rahmatulla R /o Vill. 

Bheekhupur 
| Vaasudev Singh S /o 
Krishnadev Singh R /o 
Vill. Bheekhupur 


701 


| Private 


Agriculture 


99 


0 .0099 


211 


Private 


Agriculture 


2100 


0 . 2100 


Hariharpur 


274 


Private 


Agriculture 


750 


0 .0750 


Ranvijay Singh , 
Digvijay Singh S/o 
Jaikeerat Singh R /o 
Vill. Sisauda, 
Vidyawati W /o Late 
Jaykirat Singh R /o 
Vill Sisauda,Manoj 
Kumar Singh , Anil 
Kumar Singh S /o Laal 
Sahad Singh R / o Vill., 
Gavrav Singh S /o Laal 
Sahab Singh R /o Vill., 
Smt. Kailasha Devi 
W /o Late Laal Sahab 
Singh R / o Vill. 
Ramarat Singh Slo 
Vijay Bahadur Singh 
R /o Vill, Hraday 
Pratap Singh , 
Jagdamba S /o 
Ramkaran R /o Vill ., 
Jitendra Kumar, 
Gyanendra Pratap Slo 
Ramkaran R / o Vill ., 
Smt. Phulpati W /o 
Krishna Kumar R / o 
Vill. Sisauda , 
Khelmati , Kaashiram 
R /o Vill. Sisauda 
Kaashiram , Balram , 
Vikramajeet S / 
Basant Prasad R /o 
Vill. Mahmoodpur 
Semri, Vashudev, 
Basant Prasad R /o 
Vill. Mahmoodpur 
Semri, Mu. Dulara 
Devi W / o Late Basant 
Prasad R /o Vill . 
Mahmoodpur Semri 
Ramkrapal, Triyugi, 
Ramsevak Slo 
Ramlaut R /o Vill., 
Ramprakash , 
Mataprasad Slo 
Ramsukh R /o Vill ., 
Devi Prasad , Monu 
S /o Ramsukh R /o Vill. 


416 


Private 


Agriculture 


1200 


0 


. 1200 


Sumerpur 


4. Nagaipur 


282 


Private 


Agriculture 


290 


0.0290 


Grand Total 


10686 


1. 0686 


[F . No. NHAI/ 11013/LA / 3 (D )-Notif./2017 /PIU - Raebareilly ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 11. 23 
15 :41: 13 + 05 30 


